रजिस्ट्री सं डी० एल - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 34 - उप - खण्ड (11) 
PARTII - Section 3 . - Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


स. 916 ] 

नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 1 , 2003 / आश्विन 9 , 1925 
No. 916 ] 

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003 /ASVINA 9, 1925 

वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर , 2003 

आय- कर 
का . आ . 1163( अ ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 
295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , आय- कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1 . (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( चौबीसवाँ संशोधन ) नियम , 2003 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. आय- कर अधिनियम, 1962 में , - 
( अ) भाग VI में , 

( क ) नियम 26ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् : 
स्रोत पर कर की कटौती के लिए वेतन से भिन्न आय के शीर्षों के अन्तर्गत आय की 
विशिष्टियों का विवरण - 
26ख . (1) निर्धारिती धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन भुगतान करने के लिए 
उत्तरदायी व्यक्ति को उसी वित्त वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा “ वेतन ” से भिन्न 
आय के किसी शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का ( “ जों गृह सम्पत्ति से आय " 
शीर्ष के अधीन हानि से भिन्न किसी ऐसे शीर्ष के अन्तर्गत हानि न हो ) और ऐसी आय 
पर काटे गए किसी कर का विवरण भेज सकेगा । 


44 


2857 GI/ 2003 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PARTI SEC . 30 ] 
( 2) निम्नलिखित प्ररूप में सत्यापन उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण में उपाबद्ध 
होगा : 

सत्यापन का प्ररूप । 


मैं -------- ---------(निर्धारिती का नाम ) घोषणा करता हूं कि जो ऊपर कथन 
किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है । " ; 
( ख) नियम 28 में, उपनियम ( 2), ( 4) और (5) का लोप किया जाएगा ; 
( ग) नियम 28कक में , उपनियम (5) का लोप किया जाएगा ; 
( घ) नियम 29 में उपनियम (5) का लोप किया जाएगा ; 
( ङ) नियम 29ख में , उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ; 
( च) नियम 30क का लोप किया जाएगा ; 
( छ) नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा,अर्थात् : 
“ किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि के न्यासियों द्वारा संदत्त किए गए अंशदानों में 
से कर की कटौती का विवरण - 
33 .(1) जिन मामलों में अनुमोदित अधिवर्षिता निधि के न्यासी किसी नियोजक द्वारा 
किए गए अंशदान पर , ऐसे अंशदानों पर ब्याज सहित , किसी कर्मचारी को उसके 
जीवन काल में संदाय करता है, वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो मास के भीतर नियम 
36क में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी को निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए , विवरण 
भेजेंगे, अर्थात् : 
(i) अधिवर्षिता निधि का नाम ; 


( ii ) कर्मचारी का नाम और पता ; 


( iii) वह अवधि जिसके लिए कर्मचारी ने अधिवर्षिता निधि में अंशदान किया है ; 
(iv) मूल और ब्याज के मद्दे प्रतिसंदत्त अंशदान की रकम ; 
१ ) गत तीन वर्षों के दौरान कर की कटौती की औसत दर ; 

( vi ) प्रतिसंदाय के संबंध में कटौती किए गए कर की रकम ; 
( 2) निम्नलिखित प्ररूप में सत्यापन उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण में उपाबद्ध होगा 


[ भाग - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सत्यापन का प्ररूप 


हम / मैं उपर्युक्त नामक निधि के न्यासी घोषणा करते हैं । करता हूं कि 
उपर्युक्त विवरण में जो कथन किया गया है वह हमारी / मेरी सर्वोत्तम जानकारी 

और विश्वास के अनुसार सत्य है । "; 
( आ) भाग vi क में , 
( क) नियम 37छ में , “ फार्म सं0 27च " पद के स्थान पर “ प्ररूप सं0 

13 " पद रखा जाएगा ; 
( ख) नियम 37ज में , उपनियम (1) में , “ फार्म सं0 27छ ” शब्द , अंकों 

और अक्षर का लोप किया जाएगा ; 
( इ) परिशिष्ट II में , 

( क) प्ररूप सं0 12ग का लोप किया जाएगा ; 
( ख ) प्ररूप सं0 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् : 


“ प्ररूप सं0 13 

(नियम 28 और 37छ देखिए ) 
किसी व्यक्ति द्वारा कर की कटौती / संग्रहण न करने या निम्नतर दर पर कटौती 
| संग्रहण करने के लिए आय- कर अधिनियम , 1961 की धारा 197 या धारा 206ग (9 ) 

के अधीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन 


सेवा में , 


निर्धारण अधिकारी, 


. 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [ PART II — SEC . 3th] 
मैं -- -----------निवासी ----- ------- अनुरोध करता हूं कि उस व्यक्ति को जो 


“ प्रतिभूतियों / बीमा कमीशन / कमीशन पर ब्याज ” ( जो बीमा कमीशन नहीं है ) 
या बट्टे / कमीशन आदि से भिन्न वेतन / प्रतिभूति / ब्याज के रूप में मुझे संदत्त 
करने के लिए उत्तरदायी है, लाटरी टिकट / वृत्तिक या तकनीकी सेवा / फीस के रूप 
में ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को लाभांश / भाड़ा इकाईयों की बाबत आय के रूप में 
प्राधिकार देते हुए कि वह ऐसी आय का संदाय करते समय आय- कर की कटौती न करे 
| या ऐसी आय / रकम का मुझे संदाय करते समय ------- दर पर आय कर की कटौती 
करे, प्रमाणपत्र जारी किया जाए । 
मेरी आय की विशिष्टियां पैरा 2 के अनुसार हैं । 

और / या 
मैं * --------------- निवासी ---------- अनुरोध करता हूं कि विक्रेता को जो मेरे द्वारा 


- 


- 


( धारा 206ग की उपधारा (1) में सारणी में निर्दिष्ट माल की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें ) 
के क्रेता को रूप में संदेय रकम की बाबत मुझसे कर संग्रह करने का उत्तरदायी 
व्यक्ति है, उसे यथास्थति , मेरे खाते में ऐसी रकम के नामे डाले जाने के समय मा उसे 
मुझसे प्राप्त करने के र भय --------------- दर पर आय कर संग्रहीत करने के लिए 
प्राधिकृत करते हुए प्रमाणपत्र जारी किया जाए | मेरी आय की विशिष्टियां पैरा 2 के 
अनुसार हैं । 
2. मेरी आय / अन्य सुसंगत ब्यौरों की विशिष्टियां निम्नानुसार हैं : 
(i) हैसियत 

( कृपया उल्लेख करें कि आप व्यष्टि हैं , हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म, व्यष्टियों का 

निकाय, आदि ) 
( ii) निवासीय हैसियत 


( क्या निवासी / निवासी किन्तु मामूली तौर से निवासी नहीं / अनिवासी है ) 
( iii ) स्थायी खाता सं0 . 


[ भाग 


-- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


__ 


(iv) निर्धारण वर्ष जिससे संदाय संबंधित है । 

( संगणना और उसके आधार का उल्लेख करें ) 
( v) ऊपर ( iv ) में विनिर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्व वर्ष की कुल अनुमानित आय 
( vi ) (v) की आय पर संदेय कुल कर 
( vii ) कर की औसत दर 

स्तंभ ( vi ) 


- - -- -- -- -- -- 


X 100 


स्तंभ ( v ) 
( viii) स्तंभ ( vi) में अवधारित दायित्व का किस प्रकार निर्वहन करने का प्रस्ताव है । 

( अग्रिम कर और टीडीएस और टी सी एस के रूप में संदत्त की जाने वाली 

रकम विनिर्दिष्ट करें ) 
(ix) गत तीन निर्धारण वर्षों में कुल निर्धारित आय और ऐसे प्रत्येक वर्ष के लिए संदत्त 

कुल कर : 
निर्धारण वर्ष 

कुल आय 

कुल कर 


(ii ) 


( iii ) 


( x) अब तक पूर्वत : संदत्त अग्रिम कर, टीडीएस की और स्त्रोत पर संग्रहीत कर, यदि 
कोई हो , तारीख और रकम 


( xi) उस आय का ब्यौरा जिसके बारे में छूट का दावा किया गया है और कुल आय में 
सम्मिलित नहीं किया गया है ( कृपया ऐसी छूट का दावा करने के लिए कारण देते 
हुए एक टिप्पण साथ में लगाएं ) 
( xii) कृपया यथास्थिति , आयकर अधिनियम की धारा 197 के अधीन कर की कटौती 
न करने या निम्नतर दर पर कर की कटौती करने की बाबत उपाबंध 1 में और / या 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


धारा 206ग ( 9) के अधीन निम्नतर दर पर कर के संग्रह के लिए उपाबंध 2 में 
विशिष्टियां प्रस्तुत करें । 


मैं ,---------- -- --- का न्यासी । सहन्यासी ---- -- -- ------ घोषणा करता हूं कि 
वे प्रतिभूतियां / राशियां / शेयर जिनका विवरण उपाबंध में दिया गया है, पूर्ण रूप से 
पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित संपत्ति है और उससे प्राप्त 
आय, आय- कर अधिनियम , 1961 की धारा11 और 13 के अधीन छूटप्राप्त है | 

___ *मैं घोषणा करता हूं कि वह प्रतिभूतियों / राशियों / शेयर जिनकी 
विशिष्टियां ऊपर अनुसूचियों में दी गई हैं, मेरे नाम में हैं और वे फायदाप्रद रूप में मेरे 
स्वामित्व में है और उनसे प्राप्त आय, आय- कर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 
तक के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित होने योग्य नहीं है । 

__ मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में जो भी कथन मैंने किया है 


वह सही है । 


तारीख -- -- -- - -- 


स्थान - ------- -- -- - 


हस्ताक्षर 


- 


- 


- 


- 


- 


- ( पता ) 


* जो लागू न हो उसे काट दें । 


. 


. . . 


. 


. 


. 


. 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


उपाबंध-1 
(स्त्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए ) 
नीचे अनुसूचियों में, उन संदायों के बाबत जिनके लिए प्रमाणपत्र वाँछित है, विशिष्टियां 
दें । 


अनुसूची I 
प्रतिभूतियों का | प्रतिभूतियों की प्रतिभूतियों की विभूतियों की प्राप्त की जाने | 
विवरण | सं0 

तारीख रकम वाली ब्याज की 

प्राक्कलित 


रकम 


क्रम सं0 


अनुसूची II . 
उन | ऐसी वह तारीख | वह अवधि | ब्याज की । प्राप्त की 
व्यक्तियों के राशियों की । जब ऐसी ।| जिसके दर जाने वाली 
नाम और रकम राशियां लिए ऐसी 

ब्याज की 
पते जिन्हें ब्याज पर दी | राशियां 

प्राक्कलित 
राशियां गई ब्याज पर दी 

रकम 
ब्याज पर दी 
गई हैं 


67 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEc . 300 ] 


अनुसूची II 
क्रम सं० | बीमा कमीशन संदत्त करने के लिए उत्तरदायी । बीमा कमीशन की प्राक्कलित रकम 


व्यक्ति का नाम और पता 


क्रम सं० 


कंपनी का शेयरों 
नाम और संख्या 
पता 


अनुसूची IV 
की शेयरों का शेयरों का शेयरों की प्राप्त की 

वर्ग और कुल अंकित | सुभिन्न जाने वाली 
प्रत्येक शेयर | मूल्य संख्यांक लाभांश की 
का अंकित 

प्राकलित 
मूल्य 

रकम । 
(4) (5) (6) (1) 


(1) 


(2) 


(3) 


". 


. 


. 


." 


क्रम सं0 


..- 


- 


- 


नियोजक नियोजन 
का नाम की अवधि 
और पता 


- 


-- 


---- 


अनुसूची V 
प्राप्त किए गृह संपत्ति वेतन और प्राकलित 
गए वेतन से आय | गृह संपत्ति कुल आय 
की रकम 

से आय से 
भिन्न अन्य 
स्रोतों से 

आय . 
(4) (5) (6) (7) 


-- 


(1) 


(2) 


(3) 


क्रम सं0 


अनुसूची I 
किराया संदत्त करने के लिए उत्तरदरायी प्राप्त किए जाने वाले किराए की | 
व्यक्ति का नाम और पता 

प्राकलित रकम 


(1) 


[ भाग 1 - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


क्रम सं० 


अनुसूची VII . . .. 
पारस्परिक इकाइयों । इकाईयों के इकाइयों इकाइयों प्राप्त की 
निधि का की संख्या | वर्ग और का कुल की सुभिन्न जाने वाली 
नाम और 

प्रत्येक अंकित मूल्य संख्यांक आय की 
इकाई का 

प्राकलित 
अंकित मूल्य 

रकम 
( 2) (3) ___ (4 ) (5) (6) 


पता 


___ (1) 


AAAP 


क्रम सं० 


अनुसूची VIII 
कमीशन (धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा प्राप्त किए जाने वाले कमीशन ( धारा 
कमीशन नहीं है) या बट्टे का संदाय | 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं 
करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम है) या बट्टे की प्राकलित रकम 
और पता 


_ 


(1) 


( 3 ) 


अनुसूची IX 


क्रम सं० 


| ऐसे | संविदा की | संविदा की | वह तारीख गत चालू वर्ष और ठीक 
प्राधिकारी / तारीख प्रकृति जिस तक पूर्वगामी वर्षों के प्रत्येक 
व्यक्ति का 

संविदा के तीन वर्ष के दौरान संविदा 
पूरा नाम 

संबंध में | के अनुसरण में जमा । 
और पता 

संकर्म पूरा | संदत्त किए जाने के लिए 
जिसके 

किया आशयित रकमें 
साथ संविदा 

जाएगा 
की गई 
(2) (3) (4) (5) 

(6) 


| 


(1) 


2857 01/ 03 - २ 


10 


- 


- 


क्रम सं० 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY __ [ PART II - SEC . 3(i)] 

अनुसूची x 
लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन , प्राप्त किए जाने वाले कमीशन । 
पारिश्रमिक या ईनाम ( जो किसी भी नाम | पारिश्रमिक ईनाम की प्राकलित रकम 
से ज्ञात हो ) के संदाय के लिए उत्तरदायी | ( जो लागू न हो उसे काट दें) 
व्यक्ति ( व्यक्तियों के नाम और पते ) 
| ( 2 ) 


क्रम सं0 


अनुसूची XI 
वृत्तिक / तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों प्राप्त की जाने वाली वृत्तिक / तकनीकी । 
के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति / सेवाओं के लिए फीसों की प्राकलित 
व्यक्तियों के नाम और पते 

रकम ( जो लागू न हो उसे काट दें) 
( 2 ) 


___ (1) 


( 3) 


हस्ताक्षर.. 


( पता ) 


तारीख.. 
स्थान. .... . 


उपाबंध ॥ 
( स्रोत पर आय संग्रहण के प्रयोजन के लिए ) 


क्रम सं० 


संदेय रकमों की विशिष्टियां जिनके संबंध में प्रमाणपत्र चाहा गया है 
विक्रेता का ऐसे विक्रय के विक्रय किए गए माल की चालू वित्त वर्ष और ठीक तीन | 
पूरा नाम निर्देश संख्यांक प्रकृति और वर्णन और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान विक्रय के 
और पता सहित विक्रय की | विक्रय के ब्यौरे 

अनुसरण में नामे डाले जाने । 
तारीख 

संदत्त किए जाने के लिए 

आशयित रकमें 
( 2) (3) 

( 4) 

( 5) 


। 


(1) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ MI - Uus 3 ( ) ] 

arra ............ 


Cat A FAR... ....... 

2714 ... 

YGITA .. ........ ...... ...... 
(TT) 4854 FTO 1321, 4054 FO 139 , 454 Rio 133 454 Rio 15 , 4854 RIO 1506c5 , 4854 
ĦO 150 , 4874 FTO 158 , 4974 FiO 277 317 4874 FİO 278 tot to four GTSETTI 

[sfera . 244/ 2003 /91. . 142 / 29/2003 - átungen ] 

___ डी. पी . सेमवाल, निदेशक 
fequi - tuet flere afira B 21.311. 969( 37 ) arta 26 HTT, 1962 GRT Fata for og et sit sites Higiena 
3474 - * * ( PISHOI # 1479 ) FR4, 2003 3fTTI H . 91. 311. 1145 ( 37) arte 30 -9 - 2003 GRT FOF24 

MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st October , 2003 

INCOME TAX 
S.O . 1163(E ). - In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the 
following rules further to amend the income- tax Rules , 1962, namely : 


(1) These rules may be called the income-tax (Twenty -Fourth 
Amendment) Rules , 2003 . 
(2 ) They shall come into force from the date of publication in the 
Official Gazette . 


In the Income- tax Rules , 1962, 
(A ) in part VI, 
( a ) for rule 26B , the following rule shall be substituted , namely : - 
Statement of particulars of income under heads of income other than 
" Salaries " for deduction of tax at source . 
26B. ( 1) The assessee may send to the person responsible for making 
payment under sub -section ( 1) of section 192 , a statement of any income 
chargeable under any head of income other than "Salaries " (not being a 
loss under any such head other than the loss under the head " Income from 
house property "), received by the assessee for the same financial year, and 
of any tax deducted on such income . 
( 2 ) A verification in the following form shall be annexed to the statement 
referred to in sub - rule ( 1 ): 

FORM OF VERIFICATION 

... .. . ... (name of the assessee ), do declare that what is stated 
above is true to the best ofmy information and belief. ; 
(b ) in rule 28 , sub - rules ( 2 ), ( 4 ) and (5 ) shall be omitted ; 

in rule 28AA , sub - rule (5 ) shall be omitted ; 
in rule 29, sub -rule (5 ) shall be omitted ; 
in rule 29B , sub - rule (6 ) shall be omitted ; 


GO 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II Sec. 30)] 


(9) 


rule 30A shall be omitted ; 
for rule 33, the following rule shall be substituted , namely : 


" Statement of deduction of tax from contributions paid by the trustees 
of an approved superannuation fund . 


33 . ( 1 ) In cases where the trustees of an approved superannuation 
fund pay any contributions made by an employer, including interest on such 
contributions, to an employee during his life time, they shall send within two 
months from the end of the financial year to the Assessing Officer referred 
to in rule 36A , a staten :ent giving the following particulars , namely: 


(0) 
( ii) 


( iv ) 


Name of the superannuation fund ; 
Name and address of the employee; 
The period for which the employee has contributed to the 
superannuation fund ; 
The amount of contribution repaid on account of principal and 
interest; 
The average rate of deduction of tax during the preceding three 
years , and 
The amount of tax deducted on repayment. 


( vi) 


(2 ) A verification in the following form shall be annexed to the 
statement referred to in sub - rule ( 1): 

FORM OF VERIFICATION 
Well, the trustee (s ) of the above named fund , do declare that what is stated 
in the above statement is true to the best of our/my information and belief." ; 


(B ) 


in part VIA ,- 


(a ) in rule 37G , for the expression " Form 
" Form No . 13" shall be substituted ; 


No .27F ", the expression 


(b ) in rule 37H , in sub -rule (1 ), the words, figures and letter " in Form 
No. 27G ” shall be omitted ; 


( C ) in Appendix II, 


(a ) 


Form No. 12C shall be omitted ; 


(b ) for Form No . 13, the following Form shall be substituted , namely : - 

FORM NO . 13 

(See rules 28 and 37G ] 
Application by a person for a certificate under sections 197 and or 206C (9 ) of the 
Income- tax Act, 1961, for no * deduction collection of tax or * deduction collection 

of tax at a lower rate 


( 401- 653 (ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


To , 


The Assessing Officer, 


- 


1 . 1. 

do , hereby, request that 
a certificate may be issued to the person responsible for paying to me the incomes / sum by way of salary / 
interest on securities finterest other than " interest on securities insurance commission / commission (not 
being insurance commission ) or brokerage /commission , etc ., on the sale of lottery tickets fees for 
professional or technical services any sum by way of payment to contractors and sub -contractors /dividends / 
rent / income in respectof units (strike outwhichever is not applicable ) authorising him not to deduct income 
tax / to deduct income-tax at the rate of ...... ....... ..per cent at the time of payment to me of such income/sum . 
The particulars of my income are as per para 2 . 

and /or 


VE 


do , hereby, request that 
a certificate may be issued to the seller, being the person responsible for collecting the tax from me in 
respectof the amount payable oy me as the buyer of ... ... . .. 

{ specify the nature of goods referred to in the Table in sub- section (1) of soction 2050 ] 
authorizing him to colect income- tax at the rate of .. . .. ... ....per cent at the time of debit of such amount to my 
account or receipt thereof from me, as the case may be . The particulars of my income are as per para 2 . 


2 . The particulars of my incomelother relevant details are as under. 

Status 
( State whether individual, Hindu un divided family , firm , body of 
individu als , etc . ) 
Residential status 

(Whether resident residentbutnot ordinarity residentnon -resident.) 
iii. Permanent AccountNo . 
iv. . Assessment year to which the payments relate . 

Estimated total income of the previous year relevant to the 
assessment year referred to in (iv ) above 

(give the computation and basis thereof). 
vi. Total tax payable on the income at (v ). 
vii. Average rate of tax . 

[ Col.(vi) X1001 

[Col.( v ) ] 
viii.How the liability determined in col. (vi) is proposed to be discharged ? 

(Specify the amount to be paid by way of advance tax , TDS and TCS ) 
ix . Total income assessed in the last three assessment years and the 
total tax paid for each such year. 

Assessment Year 


Total income 


Total tax 


X . Date and amount of advance tax , tax deducted at source and tax 

collected at source , if any, already paid so far. 
vi. Details of income claimed to be exempt and notincluded in 

the total income ( Please append a note giving reason for 
claiming such exemption ). 


xii. Please fumish the particulars in Annexure -l in respect of no deduction of tax or deduction of tax at a 

lower rate under section 197 and /or in Annexure -ll for collection of tax at lower rate under section 
206C ( 9 ) of the Income-tax Act, as the case may be . 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PARTI_ SEC . 30 ) 


the trustee /co 

do hereby 
trustee of 
declare that the securities /sums/shares , particulars of which are given in the Annexure , are 
properly held under trustwholly for charitable or religious purposes and that the income therefrom 
qualifies for exemption under sections 11 and 13 of the income- tax Act, 1961. 


*I declare that the securities /sums/shares , particulars of which are given in the Schedules above , 
stand in my name and are beneficially owned by me , and the income therefrom is not includible in 
the total income of any other person under sections 60 to 64 of the Income- tax Act, 1961. 


I further declare thatwhat is stated in this application is correct. 


Date 


nature 


Place 


Address 


* Strike out whichever is not applicable . 


Annexure 
[For the purpose of tax deduction at source ] 


Please furnish the particulars with the Schedules below in respect of the 
payments for which the certificate is sought. 


SCHEDULE 1 
Number of securities Date of securities 


Description of 

securities 


Amount of 
securities 


Estimated amount of 
interest to be received 


1 


Name and address of the 
person to whom the sums are 

given on Interest 


No . 1 


Rate of 
interest 


SCHEDULEJ 
Amount of The date on 
such sums which such 

sumswere 
given on 
interest 


Period for which 
such sumswere 
given on Interest 


Estimated 
amount of 
interest to be 

received 


12 


SCHEDULE 11 
Name and address of person responsible for puving insurance commission 


Sl. 
Vo. 


Estimated umountof insurance commission 


- 


(3) 


[ 4T1 - 53 ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SIT 


SCHEDULE N 
No . of shares Class of shares 

and face value 
of each share 


Name and address of the 

company 


No . 


Total face 
value of 
shares 


Distinctive 
numbers of 

shares 


Estimated 
amountof 
dividend to 
be received 


(6 ) 


SI. 
No. 1 


Estimated Total income 


SCHEDULE V 
Period of Amount 
employment 1 of salary 

received 


Name and address of 

the employer 


Income 

from 
house 
property 


Income from 
sources other 
than salary and 

income from 
house property 


2 ) 


I 3 
) . 


( 4 ) 


1 


) 


SCHEDULE VI 
Name and address of person responsible for paying rent 


SI. 
No. 


Estimated amount of rent to be received 


SI. 
No. 


Name and address of the mutual 

fund 


SCHEDULE VI 
No . Of Classes of 
units units and face 

value of each 

unit 


Total faca 
value of 

units 


Distinctive 
numbers of 


Estimated 
amount of 
income to be 

rocaived 


units 


Sl. 


SCHEDULE VIH 
Name and address ofperson responsible for paying 
commission (not being insurance commission referred to in 

section 194D ) or brokerage . 


Estimated amount of commission (not being 
insurence commission referred to in section 

194D ) or brokerage to be received 


SI.NO . Full name and 

address of the 
authorityl person 
with whom the 

contract was made 
| (1) I (2 ) _ 


SCHEDULE IX 
Date of Nature of Dete by which | Sums expected to be credited /paid in 
the . tha 

work on the pursuance of the contract during the current 
contract contract contract would previous year and each of the three 

be completed immediately succeeding years 


(3) 


I 


(4) 


I 


(5 ) 


(6 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART IISec .30 ] 


SI.No . 


SCHEDULE X 
Name and address of person ( s ) responsible for paying 
commission , remuneration or prize (by whatever name 
called ) on the sale of lottery tickets 


Estimated amount of commission / 
remuneration / prize to be received (strike out 
whichever is not applicable ) 


( 1) 


(2 ) 


SINO. 


SCHEDULE XI 
Name and address of person (s ) responsible for paying | Estimated amount of fees for 
fees for professionaltechnical services 

professionaltechnical services to be received 
( strike out whichever is not applicable ) 


(2 ) 


(3 ) 


Date ... 


( Signature ) 


Place 


(Address ) 


Annexure - 11 
[For the purpose of tax collection at source ] 


Particulars of the amounts payable in respect of which the certificate is sought 


SI. 


Full 


| Full name and 
No . address of the 

seller 


Date of sale with 
reference number 
of such sale 


Nature and Amounts expected to be debited / 
description of the paid in pursuance of the sale 
goods sold and during the current financial year 
detais of sale 

and each of the three immediately 
succeeding years . 


(1) 


(2) 


(3) ► 


( 5 ) 


Date 


Signature of the buyer 
Full Name ... .. 
Designation ... ... ..... . ... . ; 


(c ) Form No. 13C , Form No. 13D , Form No. 13E , Form No. 15 , Form 
No. 15AA, Form No. 15B , Form No. 15E , Form No .27F and Form No. 27G shall 
be omitted . 


(Notification No . 244/ 2003 T . No . 142/29/ 2003 - IPL 

D . P . SEMWAL . Director 


GYANENDRANATH BAJPAI, Chaimman 


Note .- The principal rules were published vide Notification No . S . O . 969 (E ), dated 
the 26th March , 1962 and last amended by Income- tax (Twenty -Second 
Amendment) Rules , 2003 vide Notification S . O . No. 1145 (E ) dated the 
30 . 9 .2003 


Printed by the Manager, ( ovt. of India Press, Ring Road . Mayapuri , New Dethi-110064 

and Published hy the Controller of Publications, Delhi- 110034. 


